. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 वैशाख, 1940 ( श०) 
18 मई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 513 


राँची, शुक्रवार 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
16 मई, 2018 


संख्या -16/ थाना- 14 / 2017- 2674 -- राज्य में बंग्लादेशी घुसपैठ , अवैध खनन , विधि-व्यवस्था 
संधारण , आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उग्रवादी संगठनो के प्रभाव पर अंकुश लगाने 
के उद्देश्य से नये पुलिस अनुमण्डल , थाना तथा ओ०पी० का सृजन निम्न प्रकार किया जाता है: 
1. नये पुलिस अनुमण्डल : 


क्रम सं० जिला प्रशा० ईकाई मुख्यालय कार्य क्षेत्र 
1 . | साहेबगंज बड़हरवा पुलिस बड़हरवा | थाना-बड़हरवा, 
अनुमण्डल 

कोटालपोखर , रांगा एवं 
बरहेट 


पूर्व नियंत्री कार्यालय 
1. बड़हरवा, कोटालपोखर एवं रांगा 
| थाना राजमहल पुलिस अनुमण्डल 
के अंतर्गत । 
2. बरहेट थाना साहेबगंज पुलिस 
अनुमण्डल के अंतर्गत । 


2. 


दुमका 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 18 मई , 2018 
जरमुण्डी पुलिस जरमुण्डी थाना - जरमुण्डी, सभी थाने पुलिस उपाधीक्षक 
अनुमण्डल 

तालझारी, जामा , ( मु०-2), दुमका के अंतर्गत । 
सरैयाहाट ,हँसडीहा तथा 
रामगढ़ 


नया थाना एवं ओ०पी०: 


थाना/ ओ०पी० का कार्यक्षेत्र 

गाँव का नाम 


क्र० 


थाना एवं 
ओ०पी० का पूर्व थाना 

नाम/ श्रेणी 
मारंगहादा थाना ( खूटी जिला ) 
" नक्सल ए० " 
खूटी थाना 


पंचायत का 

नाम 
मारंगहादा 


___ 1. 


| मारंगहातु, भूत , पतराटोली, मारंगहादा, 
सेतागड़ा , सुकरीसेरेंग, जरजोमा । 


तिलमा 


डाड़ीगुटु 


लान्दुप 


सण्डासोम, पुटीदाग, डांगियादाग , हाटिंग 
चैउली, कुजराम , तारूब, तलरहातू, बाड़ीलोयंग , 
तिलमा , ओम्टो , हाकाडुबा , कारोड़ा । 
डाड़ीगुटु , दुल्ही, लामलुम, देव, बुरूहातु , 
लोबोदाग, सलगाड़ीह , जोरदाग, 
कुन्दुआसोकड़ा, कुरकुटा , गाडामाड़ा, टोटादाग , 
चिंचल, हेन्दबा, हाबुइडीह, बोंगामाद , बुढ़ाडीह, 
बड़ासरले, सुकनडीह , छोटासरले । 
बिचागुटू, पीड़ीहातु , काड़ेतुम्बिद, जोनोड़ीह , 
जोजोहातु, उठरूंग, चन्डोर, लान्दुप , 
बोकड़ाहेसा, बुरूहातु , नाचीटोला , रांगरोंग , केरा , 
पतराटोली, सिरूम, बाण्डी , दुलमी, कातुद , 
लोटोर । 
भूरसू, कूदाहातू, सपरोम, रोंगो, डिग्री, सलगा, 
जानूमपीढ़ी, गुरूबुरो , सेलहातू, माईलबुरू । 
साहेगाबा, अनिडीह, लूमलूमा, गूटूहातू, काटा, 
बारी, ओटनगोरा , जीउरी , किताहातू । 
कूदापूर्ति , बुरजू, रोहीटोला, बलंगा। 
कूद्दा, पीलीहातू, रूगरी , चिलीनकेला । 


2. 


| मुरहू थाना दिगड़ी 


साईको थाना । 
( छूटी जिला) 
" नक्सल ए० " 


गुटूहातू 


कुडापूर्ति 


कुदा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 18 मई , 2018 


तपकरा 


हुसरी 


| डिगरी, बिरला, बसकी, डेरांग, तपकरा। 
| गेपला, नरादा, रोन्हे, लोवाजीमी, हसरी । 

चंपा, बाहा , कलेट , कमड़ा । 
| दुमंगदीरी, तौली, कोचा, फटका, कुटूहातू । 


कमड़ा 


फटका 


तपकरा थाना तोरपा थाना 
( छूटी जिला) 
" नक्सल बी० " 
( ओ०पी० से पूर्ण 
थाना के रूप में 
उत्क्रमण ) 
नवगढ़ा ओ०पी० विश्रामपुर 
( पलामू जिला) थाना 
" ग्रामीण 
ओ०पी० " 


4. 


पंजरी 


| पंजरी कला , सुपवा अमवा, नवगढ़ा, नौडिहा , 
बरीगावा, सेमरी कला, सेमरी खुर्द, अटरिया , 
हॅसदागा, वैरिया । 
लालगढ़, पंजरी खुर्द । 


लालगढ़ 


2. उक्त 02 पुलिस अनुमण्डल , 02 थाना , एक ओ०पी० का थाना में उत्क्रमण तथा एक ओ०पी के 
गठन हेतु आवश्यक पदों का सृजन एवं वाहन के क्रय पर कालांतर में प्रशासी पदवर्ग समिति का 
अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा । 
3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


तदाशा मिश्र , 
सरकार के विशेष सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 513 -- 50 


